रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 19 , 2018 / ज्येष्ठ 29 , 1940 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29 , 1940 


सं . 2218] 
No. 2218 ] 


विदेश मंत्रालय 


आदेश 

नई दिल्ली , 19 जून , 2018 
का . आ . 2951( अ). — केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र ( सुरक्षा परिषद) अधिनियम , 1947 (1947 का 43 ) की धारा 2 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii), तारीख 16 फरवरी, 
2016 में संख्या का . आ . 2712( अ ), तारीख 12 अगस्त , 2016 द्वारा प्रकाशित आतंकवाद निवारण और दमन ( सुरक्षा परिषद 
के संकल्पों का क्रियान्वयन ) आदेश , 2016 निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
1. उक्त आदेश में , अनुसूची में , - 

(1) अनुबंध 1 में , "क. व्यस्टिक" शीर्षक के अंतर्गत , - 
( क ) क्यूडीआई 333 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
“ क्यूडीआई. 333 नामः 1: सैफल्लाह 2: बेन ओमर 3: बेन मोहम्मद 4: बेन हासिन :(लिपि मूल (नाम पदवीः उपलब्ध नहीं 
पदनामः उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 8 नवंबर , 1965 जन्म स्थानः ट्यूनिश, ट्यूनीशिया अच्छी गुणवत्ता उर्फः क ) सैफ अल्लाह 
बेन होसिन ख) सैफल्लाह बेन हासिन ग) सैफ अल्लाह उमर बिन हासेन घ ) सैफल्लाह बेन आमोर बेन हासिन ङ ) सैफ अल्लाह 
बिन हुसैन कम गुणवत्ता उर्फः क ) अबु इयाद अल-ट्यूनीशी ख ) अबु इयाद एल -तुनीसी ग ) अबु अय्यद अल - तुनीसी घ ) अबु 
आयद ङ ) अबु इयाद राष्ट्रिकताः ट्यूनीशिया पासपोर्ट संख्याः ट्यूनीशिया जी 557170, 16 नवंबर 1989 को जारी राष्ट्रीय 
पहचान संख्याः राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 05054425, 3 मई, 2011 को जारी ( हम्माम लिफ में जारी किया गया ) पताः 
क ) 60 रू द ला लीबी, हम्माम लीफ, बेन अरूस , ट्यूनीशिया ख ) लीबिया ( संभावित स्थान जुलाई 2017 वाला ) सूचीबद्ध 
किया गयाः 23 सितंबर , 2014 ( 15 फरवरी, 2017 , 26 दिसंबर , 2017 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः ट्यूनीशिया 
कॉम्बाटेंट ग्रुप ( क्यूडीई. 090 ) का संस्थापक और ट्यूनीशिया में अंसार अल - शरिया ( एएएस -टी ) ( क्यूडीई. 143 ) का सरगना । 
ट्यूनीशियाई प्रथम दृष्टांत न्यायालय द्वारा 23 अगस्त , 2013 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया । इंटरपोल -यूएन सुरक्षा 
परिषद विशेष नोटिस वेब लिंकः https:// www.interpol.int/ en/ notice/ search/un/ 5817982 " 


3413 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


( ख ) " क्यूडीआई. 204" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
क्यूडीआई. 204 नामः 1: इसनीलोन 2: तोतोनी 3: हैपीलोन 4 : उपलब्ध नहीं पदवीः उपलब्ध नहीं पदनामः उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथिः क) 18 मार्च, 1966 ख ) 10 मार्च, 1967 जन्म स्थानः बुलांजा, लंतावान , बासिलान, फिलीपींस अच्छी गुणवत्ता 
उर्फः क) इसनीलोन और हैपीलुन ख) इसनीलुन हैपीलुन ग) तुवान इसनीलोन कम गुणवत्ता उर्फः क) अबु मुसाब ख) सलाहुद्दीन 
राष्ट्रिकताः फिलीपींस पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः क) बासीलान , फिलीपींस 
( 2016 तक पिछली लोकेशन ) ख ) लानाओ डेल सुर , फिलीपींस ( 2016 से लोकेशन ) सूचीबद्ध किया गयाः 6 दिसंबर , 2005 
( 4 अक्तूबर, 2017 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः अबू सैयफ समूह ( एएसजी) ( क्यूडीई. 001) का वरिष्ठ नेता। इराक 
और लेबांत में इस्लामिक स्टेट ( आईएसआईएल ), इराक में अलकायदा के रूप में सूचीबद्ध ( एआईक्यू ) (क्यूडीई. 115), मई 
2017 के अनुसार दक्षिणी फिलीपींस में । शारीरिक विवरणः आँखों का रंगः भूरा ; बालों का रंगः भूरा ;लंबाई: 5 फुट 6 इंच 
168 सेमी.; वजनः 120 पाउंड -54 किलो ; गठनः छरहरा ; रंगः गोरा ; चेहरे पर जन्म के निशान हैं । सुरक्षा परिषद संकल्प 
1822 ( 2008) के अनुसरण में 8 जून , 2010 को समीक्षा की गई। फिलीपीन प्राधिकारियों द्वारा आतंकी अपराधों के लिए ओर 
संयुक्त राज्य अमरीका प्राधिकारियों द्वारा आतंकी कृत्यों में शामिल होने के लिए वांछित । फोटो इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद 
विशेष नोटिस वेब लिंकः https:// www.interpol.int/ en/ notice/ search/un/ 5950661 " में शामिल किए गए हैं । 
( ग) " क्यूडीआई. 0010" और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित निम्नलिखित लोप किया जाएगा , अर्थात् : 
क्यूडीआई . 010 नामः 1: जायन 2: अल - आबिदीन 3: मोहम्मद 4: हुसैन नामः ( मूल लिपि): पदवीः उपलब्ध नहीं पदनामः 
उपलब्ध नहीं जन्मतिथिः 12 मार्च, 1971 जन्म स्थानः रियाद, सऊदी अरब , अच्छी गुणवत्ता उर्फः क ) अबद अल -हादी अल 
वहाब ख ) जैन अल - आबिदीन मुहम्मद हुसैन ग ) जायन अल - आबिदीन मुहम्मद हुसैन घ ) जैनुलाबिदीन मुहम्मद हुसैन अबु 
जुबैदा कम गुणवत्ता उर्फः क ) अबु जुबैदा ख ) अबु जुबैदा घ ) तारिक हानी राष्ट्रिकताः फिलीस्तीनी पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध 
नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध किया गयाः 25 जनवरी, 2001 ( 10 अप्रैल 2003 , 
25 जुलाई , 2006 23 अप्रैल , 2007 , 18 जुलाई, 2007, 27 जुलाई , 2007, 17 जुलाई , 2009 , 16 दिसंबर , 2010 को 
संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः ओसामा बिन लादेन ( मृतक ) का निकट सहयोगी और आतंकवादियों को आवागमन की 
सुविधा मुहैया कराने वाला । जुलाई 2007 को संयुक्त राज्य अमरीका की हिरासत में । सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 ( 2008) के 
अनुसरण में 21 जून , 2010 को समीक्षा की गई। इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंकः 
https://www .interpol.int/ en /notice /search /un /1424155 " 
( घ) " क्यूडीआई. 126" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
क्यूडीआई. 126 नामः 1: युनोस 2: अंपारा 3: मोकलीस 4: उपलब्ध नहीं पदवीः उपलब्ध नहीं पदनामः उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथिः 7 जुलाई, 1966 जन्म स्थानः लानाओ डेल सुर, फिलीपींस , अच्छी गुणवत्ता उर्फः क) मुकलीस यूनोस ख ) मुखलिस 
यूनोस (पिछली बार इस रूप में सूचीबद्ध किया गया ) ग ) सैफुल्लाह मुखलीस यूनोस घ ) सैफुल्लाह मोकलीस यूनोस कम 
गुणवत्ता उर्फः हदजी ओनोस राष्ट्रिकताः फिलीपींस पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः 
फिलीपींस ( मई 2017 तक जेल में रहा ) सूचीबद्ध किया गयाः 9 सितंबर , 2003 ( 9 सितंबर , 2005, 23 फरवरी , 2009 , 
3 जून, 2009, 16 मई, 2011, 22 सितंबर, 2017 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः मनीला , फिलीपींस में 30 दिसंबर, 
2000 को बम विस्फोटों में उसके शामिल होने के लिए फिलीपींस में 23 जनवरी, 2009 को पैरोल के बिना आजीवन 
कारावास की सजा सुनाई गई। सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 ( 2008) के अनुसरण में 25 मई, 2010 को समीक्षा की गई। फोटो 
इंटरपोल -यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक : https:// www.interpol. int/ en/ notice/search/un/1427252 में 
शामिल है। 
(ङ ) क्यूडीआई. 294 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
क्यूडीआई. 294 नामः 1: उमर 2: पातेक 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथिः 20 जुलाई, 1966 जन्म स्थानः मध्य जावा , इंडोनेशिया अच्छी गुणवत्ता उर्फः क ) ओमर पातेक ख ) माइक 
आर्सानाल ग ) हिसियाम बिन जेन घ ) अनीस अल्बी जफर कम गुणवत्ता उर्फः क ) पातेक ख ) पाक तेक ग ) उमर केसिल घ ) अल 
अबु शेख अल जैकी ङ ) उमंगिस माइक राष्ट्रिकताः इंडोनेशिया पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध 
नहीं पताः इंडोनेशिया सूचीबद्ध किया गयाः19 जुलाई, 2011 ( 23 फरवरी, 2012, 22 सितंबर , 2017 को संशोधित किया 
गया ) अन्य सूचनाः माह इस्लामिया (क्यूडीई. 092 ) का वरिष्ठ सदस्य जो फिलीपींस और इंडोनेशिया में बहुत- से आतंकवादी 
हमलों की योजना बनाने और उनके लिए धन जुटाने में शामिल रहा। अबु सैयफ ग्रुप ( क्यूडीई. 001) को प्रशिक्षण मुहैया 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कराया । 2002 में बाली में बम विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए उस पर दोष सिद्ध हआ और जून 2012 में 20 वर्ष के 
कारावास की सजा सुनाई गई। मई 2015 तक इंडोनेशिया में हिरासत में रहा । फोटो इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद विशेष 
नोटिस वेब लिंकः https://www.interpol. int/ en/ notice/ search/un/ 4173385 में शामिल है। 
( च) क्यूडीआई.208 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
क्यूडीआई . 208 नामः 1: रादूलान 2: साहिरोन 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं पदवी : उपलब्ध नहीं पदनाम : उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथिः 1955 जन्म स्थानः कोनायान , पाटीकुल, जोलो द्वीप , फिलीपींस अच्छी गुणवत्ता उर्फः क ) रादुलान साहिरोन 
ख ) रादुलान साहिलुन ग) रादुलान साझीलुन कम गुणवत्ता उर्फः कमांडर पुतोल राष्ट्रिकताःफिलीपींस पासपोर्ट संख्याः उपलब्ध 
नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः सुलु क्षेत्र , फिलीपींस ( बताया गया स्थान ) सूचीबद्ध किया गयाः 6 दिसंबर , 
2005 ( 22 सितंबर , 2017 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः शारिरिक विवरण : आँखों का रंगः काला; बालों का रंगः 
स्लेटी ; लंबाई: 5 फुट 6 इंच - 168 सेमी .; वजनः 140 पाउंड - 64 किलो; गठनः दुबला; दायीं भुजा कोहनी से ऊपर तक कटी हुई 
है । सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 ( 2008 ) के अनुसरण में 8 जून , 2010 को समीक्षा की गई । आतंकवादी अपराधों के लिए 
फिलीपींस के प्राधिकारियों और संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों के अपहरण में शामिल होने के लिए अमरीका के 
प्राधिकारियों द्वारा वांछित । फोटो इंटरपोल -यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक: https:// www.interpol. 
int/ en/ notice/search/un/ 1424857 में शामिल है । 
( छ) क्यूडीआई. 244 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
क्यूडीआई . 244 नामः 1 : हिलारियोन 2: डेल रोसारियो 3: संतोस 4: उपलब्ध नहीं पदवी: “ अमीर पदनाम : उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथि : 12 मार्च, 1966 जन्म स्थानः 686 ए. माबिनी स्ट्रीट , संगनदान , कालकान सिटी. फिलीपींस अच्छी गणवत्ता उर्फः 
क ) अकमाद संतोस ख ) अहमद इसलाम ग ) अहमद इस्लाम संतोस घ ) हिलेरियोन संतोस , III (तीसरा) ङ ) हिलेरियोन डेल 
रोसारियो संतोस , III (तीसरा) च ) अबु अब्दुल्ला संतोस छ ) फैजल संतोस कम गुणवत्ता उर्फः क ) लाके ख ) अकी ग ) अकी 
घ ) अबु हमजा राष्ट्रिकताः फिलीपींस पासपोर्ट संख्याः फिलीपींस एए780554 राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पताः 50 , 
पुर्दु स्ट्रीट , कुबाओ, केजॉन सिटी, फिलीपींस सूचीबद्ध किया गयाः 4 जून, 2008 (13 दिसंबर , 2011, 25 अक्तूबर, 2016, 
22 सितंबर , 2017 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः राजा सोलेमान आंदोलन (क्यूडीई.128 ) का संस्थापक और नेता 

और अबु सैयफ समूह ( क्यूडीई. 001) से जुड़ा है। मई 2011 को फिलीपींस में नजरबंद रहा है। सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 
( 2008) के अनुसरण में 13 मई, 2010 को समीक्षा की गई । फोटो इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंकः 
https:// www.interpol. int/ en/ notice/ search/ un/1523805 में शामिल है । 
( ज) क्यूडीआई. 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
क्यूडीआई.124 नामः 1: याजिद 2: सुफात 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथिः 20 जनवरी , 1964 जन्म स्थानः जोहोर , मलेशिया अच्छी गुणवत्ता उर्फः उपलब्ध नहीं कम गुणवत्ता उर्फः क ) जो 
ख ) अबु जुफार राष्ट्रिकताः मलेशिया पासपोर्ट संख्याः ए10472263 राष्ट्रीय पहचान संख्याः 640120- 01 -5529 पताः तमान 
बुकित अंपांग , सेलांगोर राज्य , मलेशिया (पिछला पता ) ख ) मलेशिया ( 2013 से जेल में ) सूचीबद्ध किया गयाः 9 सितंबर, 
2003 (3 मई, 2004, 1 फरवरी , 2008, 10 अगस्त, 2009, 25 जनवरी, 2010, 16 मई, 2011, 11 अक्तूबर, 2016, 
22 सितंबर, 2017 को संशोधित किया गया ) अन्य सूचनाः जेमाह इस्लामिया (जेआई ) ( क्यूडीई092 ) का संस्थापक सदस्य है 
जिसने अलकायदा ( क्यूडीई004 ) के जैविक हथियार कार्यक्रम पर काम किया , अमरीका में अलकायदा के 11 सितंबर , 2001 
के हमले में शामिल लोगों को सहायता पहुंचाई और जेआई के बम विस्फोटों में शामिल रहा। 2001 से 2008 तक मलेशिया में 
बंद रहा । 2013 में मलेशिया में गिरफ्तार किया गया और आतंकवादी कृत्यों से संबंधित सूचना देने में विफल रहने के लिए 
जनवरी 2016 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। फरवरी 2020 में रिहा होगा । सुरक्षा परिषद संकल्प 1989 ( 2011) के अनुसरण 

14 को समीक्षा की गई । फोटो इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंकः https:// www.interpol 
int/ en/ notice/search/ un/1424794 में शामिल है । 

[ फा . सं . यू. II /152/18/ 2012] 

रुद्रेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी ) 
पाद टिप्पण : मूल आदेश के का . आ . संख्या 2712( अ), तारीख 12 अगस्त, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, 

खंड 3, उप - खंड (ii ) में तारीख 16 फरवरी, 2016 को प्रकाशित किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

ORDER 

New Delhi, the 19th June , 2018 
S . O . 2951 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act , 
1947 (43 of 1947 ), the Central Government hereby makes the following amendments in the Prevention and Suppression 
of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2016 , published vide number S .O . 2712 (E ) dated 
12th August , 2016 ,, in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub Section ( ii ), dated the 16th February , 
2016 , namely: 
2 . In the said Order , in the Schedule , 

( 1) In Annexure 1, under the heading “ A . Individuals” ! - 
(a ). for QDi. 333 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely : 
QDi. 333 Name: 1: SEIFALLAH 2 : BEN OMAR 3 : BEN MOHAMED 4 : BEN HASSINE 3: na 4 : na 
Name (original script): Low adl joc loss ümar Title : na Designation : na DOB : 8 Nov . 1965 POB : Tunis , Tunisia 
Good quality a .k .a .: a ) Seif Allah ben Hocine b ) Saifallah ben Hassine c ) Sayf Allah Umar bin Hassayn d ) Seifallah 
ben Amor ben Hassine e ) Sayf Allah bin Hussayn Low quality a .k .a .: a ) Abu Iyyadh al- Tunisi b ) Abou Iyadh el- Tounsi 
c ) Abu Ayyad al-Tunisi d ) Abou Aayadh e ) Abou Iyadh Nationality : Tunisia Passport no: na Tunisia number G557170 , 
issued on 16 Nov . 1989 National identification no : na Tunisia National Identification Card 05054425 , issued on 3 May 
2011 ( issued in Hammam Lif ) Address : na a ) 60 Rue de la Libye , Hammam Lif, Ben Arous , Tunisia b ) Libya ( possible 
location as at Jul. 2017 ) Listed on : 23 Sep . 2014 ( amended on 15 Feb . 2017 , 26 Dec .2017 ) Other information : Founder 
of the Tunisian Combatant Group ( QDe.090 ) and leader of Ansar al-Shari a in Tunisia (AAS- T ) (QDe. 143 ). Arrest 
warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug . 2013. INTERPOL -UN Security Council Special Notice 
web link : https://www .interpol. int/en /notice/search /un / 5817982 
(b ) for QDi.204 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
QDi.204 Name: 1: ISNILON 2 : TOTONI 3: HAPILON 4 : na Title : na Designation : na DOB : a ) 18 Mar . 1966 b ) 10 Mar. 
1967 POB : Bulanza, Lantawan , Basilan , Philippines Good quality a.k .a .: a ) Isnilon Hapilun b ) Isnilun Hapilun c ) Tuan 
Isnilon Low quality a.k .a .: a ) Abu Musab b ) Salahudin Nationality : Philippines Passport no : na National identification 
no: na Address: a ) Basilan , the Philippines ( previous location until 2016 ) b ) Lanao del Sur, the Philippines (location since 
2016 ) Listed on : 6 Dec . 2005 (amended on 4 Oct . 2017) Other information : Senior leader of Abu Sayyaf Group (ASG ) 
(QDe.001 ). Leader of local affiliates of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL ), listed as Al- Qaida in Iraq (AQI) 
(QDe. 115 ), in the southern Philippines as of May 2017 . Physical description : eye colour : brown; hair colour: brown; 
height: 5 feet 6 inches – 168 cm ; weight: 120 pounds – 54 kg ; build : slim ; complexion : light-skinned ; has facial 
birthmarks. Review pursuant to Security Council resolution 1822 ( 2008 ) was concluded on 8 Jun . 2010 . Wanted by the 
Philippines authorities for terrorist offences and by authorities of the United States of America for involvement in 
terrorist acts. Photos included in INTERPOL -UN Security Council Special Notice web link : 
https://www . interpol. int/en /notice/search /un / 5950661 
(c ) for QDi.0010 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
QDi.010 Name: 1: ZAYN 2 : AL -ABIDIN 3 : MUHAMMAD 4 : HUSSEIN Name ( original script): _ - _ U _ 
_ _ ul _ jTitle : na Designation : na DOB: 12 Mar . 1971 POB : Riyadh , Saudi Arabia Good quality a .k .a .: a ) Abd Al 
Hadi Al-Wahab b ) Zain Al- Abidin Muhammad Husain c ) Zayn Al- Abidin Muhammad Husayn d ) Zeinulabideen 
Muhammed Husein Abu Zubeidah Low quality a .k .a .: a ) Abu Zubaydah b ) Abu Zubaida c ) Tariq Hani Nationality : 
Palestinian Passport no : na National identification no : na Address : na Listed on : 25 Jan . 2001 (amended on 10 Apr. 
2003, 25 Jul. 2006 , 23 Apr. 2007 , 18 Jul. 2007 , 27 Jul. 2007 , 17 Jul. 2009, 16 Dec. 2010 ) Other information : Close 
associate of Usama bin Laden (deceased) and facilitator of terrorist travel. In custody of the United States of America as 
at Jul. 2007 . Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008 ) was concluded on 21 Jun . 2010 . INTERPOL 
UN Security Council Special Notice web link : https ://www .interpol.int/en /notice / search /un / 1424155 
(d ) for QDi. 126 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely: 
QDi. 126 Name: 1 : YUNOS 2 : UMPARA 3 : MOKLIS 4 : na Title : na Designation : na DOB : 7 Jul. 1966 POB : Lanao 
del Sur, Philippines Good qualitya.k .a .: a ) Muklis Yunos b ) Mukhlis Yunos (previously listed as ) c ) Saifullah Mukhlis 
Yunos d ) Saifulla Moklis Yunos Low quality a .k .a .: Hadji Onos Nationality : Philippines Passport no : na National 
identification no: na Address : Philippines (remains incarcerated as of May 2017) Listed on : 9 Sep . 2003 ( amended on 
9 Sep . 2005 , 23 Feb . 2009 , 3 Jun . 2009, 16 May 2011, 22 Sep . 2017 ) Other information : Sentenced to life without 
parole in the Philippines on 23 Jan . 2009 for his involvement in the bombings of 30 Dec. 2000 in Manila , the Philippines . 
Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008 ) was concluded on 25 May 2010 . Photos included in 
INTERPOL -UN Security Council Special Notice web link : https ://www .interpol.int/en /notice/ search /un / 1427252 
(e ) for QDi.294 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely :- QDi.294 Name: 1: UMAR 2 : 
PATEK 3 : na 4 : na Title : na Designation : na DOB : 20 Jul. 1966 POB : Central Java , Indonesia Good quality a .k .a .: 


[ 411 II - 


US 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


a ) Omar Patek b ) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d ) Anis Alawi Jafar Low quality a .k .a .: a ) Pa tek b ) Pak Taek c ) 
Umar Kecil d ) Al Abu Syekh Al Zacky e ) Umangis Mike Nationality : Indonesia Passport no : na National 
identification no : na Address : Indonesia Listed on : 19 Jul. 2011 ( amended on 23 Feb . 2012 , 22 Sep . 2017) Other 
information : Senior member of Jemaah Islamiyah ( QDe.092 ) involved in planning and funding multiple terrorist attacks 
in the Philippines and Indonesia . Provided training to Abu Sayyaf Group (QDe.001). Convicted for his role in the 2002 
Bali bombings and sentenced to 20 years in prison in Jun. 2012 . Remains in custody in Indonesia as at May 2015 . Photos 
included in INTERPOL -UN Security Council Special Notice web link : 
https://www .interpol. int/ en /notice /search / un /4173385 
(f) for QDi. 208 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
QDi. 208 Name: 1: RADULAN 2 : SAHIRON 3 : na 4 : na 
Title : na Designation : na DOB : a ) 1955 b ) Approximately 1952 POB : Kaunayan , Patikul, Jolo Island , Philippines 
Good quality a .k .a .: a ) Radullan Sahiron b ) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun Low quality a .k .a .: Commander Putol 
Nationality : Philippines Passport no : na National identification no : na Address: Sulu region , Philippines (reported 
location ) Listed on : 6 Dec . 2005 (amended on 22 Sep . 2017 ) Other information : Physical description : eye colour: 
black ; hair colour : gray; height: 5 feet 6 inches – 168 cm ; weight: 140 pounds – 64 kg ; build : slight; right arm is 
amputated above his elbow . Review pursuant to Security Council resolution 1822 ( 2008 ) was concluded on 8 Jun. 2010 . 
Wanted by the Philippines authorities for terrorist offences and by authorities of the United States of America for 
involvement in the kidnapping of its national. Photos included in INTERPOL -UN Security Council Special Notice web 
link : https://www .interpol. int/en /notice/search /un / 1424857 
(g ) for QDi. 244 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
QDi.244 Name: 1: HILARION 2 : DEL ROSARIO 3: SANTOS 4 : na Title : “ Amir ” Designation : na DOB : 12 Mar. 
1966 POB : 686 A . Mabini Street, Sangandaan , aloocan City, Philippines Good quality a.k .a.: a ) Akmad Santos 
b ) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d ) Hilarion Santos, III ( third ) e ) Hilarion Del Rosario Santos , III (third ) f ) Abu 
Abdullah Santos g ) Faisal Santos Low quality a .k .a .: a ) Lakay b ) Aki c) Aqi d ) Abu Hamsa Nationality : Philippines 
Passport no : Philippines number AA780554 National identification no : na Address : 50 , Purdue Street, Cubao , 
Quezon City, Philippines Listed on : 4 Jun . 2008 ( amended on 13 Dec . 2011 , 25 Oct. 2016 , 22 Sep . 2017 ) Other 
information : Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (CDe.128 ) and linked to the Abu Sayyaf Group 
(QDe. 001). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008 ) 
was concluded on 13 May 2010 . Photos included in INTERPOL -UN Security Council Special Notice web link : 
https ://www . interpol. int/en /notice/ search /un / 1523805 
(h ) for QDi.124 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
QDi.124 Name: 1: YAZID 2 : SUFAAT 3: na 4: na 
Title : na Designation : na DOB : 20 Jan . 1964 POB : Johor,Malaysia Good quality a .k .a .: na Low quality a.k .a .: a ) Joe 
b ) Abu Zufar Nationality : Malaysia Passport no : A 10472263 National identification no : 640120 -01-5529 Address: 
a ) Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (previous address) b ) Malaysia ( in prison since 2013 ) Listed on : 9 
Sep . 2003 ( amended on 3 May 2004 , 1 Feb . 2008, 10 Aug . 2009 , 25 Jan . 2010, 16 May 2011 , 11 Oct. 2016 , 22 Sep . 
2017 ) Other information : Founding member of Jemaah Islamiyah ( JI) (QDe.092 ) who worked on Al-Qaida s 
(QDe.004 ) biological weapons program , provided support to those involved in Al- Qaida s 11 Sep . 2001 attacks in the 
United States of America , and was involved in JI bombing operations. Detained in Malaysia from 2001 to 2008. Arrested 
in Malaysia in 2013 and sentenced to 7 years in Jan . 2016 for failing to report information relating to terrorist acts. Due 
for release in Feb . 2020 . Review pursuant to Security Council resolution 1989 (2011 ) was concluded on 6 Mar. 2014 . 
Photos included in INTERPOL -UN Security Council Special Notice web link : 
https://www .interpol. int/en /notice /search /un/ 1424794 

[ F. No. U . II /152 /18 /2012 ] 

RUDRENDRA TANDON , Jt. Secy. (UNP) 
Note : The principal Order was published vide notification number S . O . 2712 (E ), dated the 12th August, 2016 in the 

Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section ( II ), dated the 16th February, 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed 
ALOK KUMAR OY 

by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .06 .20 
18 :50 :37 + 05 30 


